निबंधन संख्या पी 0टी0-40 


YA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


या 


17 आश्विन 1935 ( श ० ) 
संख्या 41 पटना , 

बुधवार, 

9 अक्तूबर 2013 ( ई० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

3-4 भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय सूचनाएं और 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


5-5 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


6-7 


2 


बिहार गजट , 9 अक्तूबर 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

14 फरवरी 2013 
सं ० 6 / अ0 प्र0-2-17 / 2012-1535 - श्री विश्वनाथ राम, तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य अंचल , 
पूर्णियाँ द्वारा स्वयं के चिकित्सा निमित्त दिनांक 23.07.12 से 24.08.12 तक कुल 33 दिनों का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 
03.09.12 से 03.10.12 तक कुल 31 दिनों का रूपांतरित अवकाश उपभोग करने के पश्चात् उक्त अवधि को महालेखाकार 
( लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक JE 4 PWD- R IV( Old )-5-1176 दिनांक 29.01.2013 के आलोक 
में बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230, 232, 234 तथा 248 के तहत पूर्ण वेतन पर क्रमशः उपार्जित एवं रूपांतरित 
अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
श्री राम यदि अवकाश में नहीं जाते तो अपने कर्तव्य पर बने रहते । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र महाराज, अवर सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 सितम्बर 2013 
सं ० 3 / उ ० स्था ०( जन शिकायत)1 / 12-4162 - श्री दिनेश कुमार, भा 0 प्र 0 से0 (2007 ) जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या -13650 दिनांक 20-08-13 द्वारा उद्योग विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर 
पदस्थापित किया गया है, को अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 
पटना के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


. 


23 सितम्बर 2013 
सं० 3 / उ० स्था ०( स्था ०)06 / 12-4196— श्री विपेन्द्रनाथ ठाकुर, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को 
अपने कार्यों के अतिरिक्त उप विकास पदाधिकारी ( वस्त्र), मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ०) अस्पष्ट, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 9 अक्तूबर 2013 


3 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सं ० प्र01 (मु ० स्था oiv ) प्रो0-03 / 12-1563 

खान एवं भूतत्व विभाग 


अध्यक्ष 


सदस्य 


संकल्प 

7 जून 2013 
खान एवं भूतत्व विभाग में राजपत्रित / अराजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को ए0 सी 0 पी 0 एवं रूपान्तरित ए0 
सी 0 पी 0 योजना के तहत वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 3 / एम0-2-5पी0 आर0–28 / 99–4685 वि0(2) दिनांक 
25.6.2003 एवं अधिसूचना संख्या 3ए -2 वे0 पु0-18 / 09-7549 दिनांक 13.7.2010 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 
1 / प्रो0-113 / 03-2389 / एम 0, दिनांक 27.12.10 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रकार विभागीय स्क्रीनिंग समिति 
पुनर्गठित की जाती है: 

( 1 ) प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग 
( 2 ) आंतरिक वित्तीय सलाहकार / वित्त विभाग द्वारा मनोनित पदा० 
( 3) अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग 

सदस्य 
( 4 ) निदेशक, खान एवं भूतत्व / अपर निदेशक , खान एवं भूतत्व 

सदस्य 
( 5 ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित अनु 0 जाति / जन जाति के प्रतिनिधि 

सदस्य 
(i) यह समिति ए0 सी 0 पी 0 / रूपान्तरित ए 0 सी 0 पी 0 योजना के तहत प्रोन्नति की कार्रवाई करेगी । 
( ii ) स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथा संभव जनवरी और जुलाई के 

प्रथम सप्ताह में होगी । प्रथम आधे वित्तीय वर्ष ( अप्रील से सितम्बर) के दौरान परिपक्व होने वाले 
मामले को ए0 सी 0 पी 0 / रूपान्तरित ए0 सी 0 पी 0 योजना के अधीन लाभ देने हेतु जनवरी के प्रथम 
सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचारणी होगा और उसी प्रकार द्वितीय आधे वित्तीय वर्ष 
( अक्टूबर से मार्च) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग 

समिति विचार करेगी । 
( iii) प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के आदेशानुसार समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कभी 

भी 

आहूत की जा सकेगी । 
( 6 ) इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश / संकल्प 2389 / एम0, दिनांक 27.12.12 को इस हद तक संशोधित समझे 
जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार, अवर सचिव । 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 फरवरी 2013 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-3-69 / 2011-1960 - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल लखीसराय द्वारा 
निम्न वर्णित पथ की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है । उक्त पथ की स्थिति की समीक्षोपरांत नीचे वर्णित पथ को पथ निर्माण 
विभाग , बिहार को हस्तांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्र ० कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लंबाई ( कि 0 मी 0 ) 
लखीसराय / लखीसराय | कजरा पीरी बाजार पथ निर्माण विभाग सड़क से बसौनी पथ 

7.55 कि ० मी ० 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
गोपाल नारायण सिंह, उप - सचिव । 


1 


4 


बिहार गजट , 9 अक्तूबर 2013 


22 फरवरी 2013 
सं ०11 / अ0 प्र0-3-71 / 2011-1962 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दरभंगा -2 द्वारा 
निम्न वर्णित पथों की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है । उक्त पथों की स्थिति की समीक्षोपरांत नीचे वर्णित पथों को पथ निर्माण 
विभाग, बिहार को हस्तांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्र ० कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लंबाई ( कि 0 मी 0 ) 
दरभंगा-2 / दरभंगा मनीगाछी प्रखंड के गौसा घाट लोआम पथ 

12.00 कि 0 मी 0 
2 दरभंगा -2 / दरभंगा मनीगाछी प्रखंड के मनीगाछी से बथिया पथ 

10.00 कि ० मी ० 
3 दरभंगा -2 / दरभंगा मनीगाछी प्रखंड के नारायणपुर से बलौर पथ 

1.1 कि ० मी ० 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गोपाल नारायण सिंह, उप - सचिव । 


1 


22 फरवरी 2013 
सं ०11 / अ0 प्र0-3-01 / 2012-1964 - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास द्वारा 
निम्न वर्णित पथ की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है । उक्त पथ की स्थिति की समीक्षोपरांत नीचे वर्णित पथ को पथ निर्माण 
विभाग, बिहार को हस्तांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्र ० कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लंबाई 

( कि 0 मी 0 ) 
फुलपरास / मधुबनी छारापट्टी, लौकही, महादेव मठ, राजारामपट्टी, नरहिया पथ 

19.875 कि ० मी ० 
एस 0 एच 0 ( लौकही बाजार स्थित झौरी चौक से महादेव मठ तक ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गोपाल नारायण सिंह, उप - सचिव । 


1 


, 


22 फरवरी 2013 
सं ०11 / अ0 प्र0-3-01 / 2012-1966 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल किशनगंज -1 द्वारा 
निम्न वर्णित पथों की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है । उक्त पथों की स्थिति की समीक्षोपरांत नीचे वर्णित पथों को पथ निर्माण 
विभाग , बिहार को हस्तांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्र ० कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लंबाई ( कि 0 मी 0 ) 
किशनगंज -1 / किशनगंज फतेहपुर से बैरिया 

3.45 कि ० मी ० 
किशनगंज -1 / किशनगंज पीलटोला से हरवनडांगा 

2.45 कि ० मी ० 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गोपाल नारायण सिंह, उप – सचिव । 


1 


2 


- 


22 फरवरी 2013 
सं ०11 / अ0 प्र0-3-01 / 2012–1968 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल शिवहर द्वारा निम्न 
वर्णित पथ की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है । उक्त पथ की स्थिति की समीक्षोपरांत नीचे वर्णित पथ को पथ निर्माण विभाग, 
बिहार को हस्तांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्र ० कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लंबाई ( कि 0 मी 0 ) 
शिवहर / शिवहर मूसाचक से बागमती नदी 

1.10 कि 0 मी 0 (120 मीटर रेलवे को छोड़कर) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गोपाल नारायण सिंह, उप - सचिव । 


1 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 9 अक्तूबर 2013 


5 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
No. 1701 - I, PRERNA SHARAN daughter of Prabhat Kumar and Mrs. Pratima Sharan, 
born on 20.08.1989 , resident of House No.- B- 134, People s Co- operative Colony, Kankarbagh, 
P.S.- Kankarbagh, Patna- 800020 , vide Affidavit No. -5603 dated 11.04.2013 have added 
Surname SHARAN to my former name PRERNA . Now I shall be known as PRERNA 
SHARAN. 

PRERNA SHARAN . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 9 अक्तूबर 2013 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


VIGILANCE DEPARTMENT 


FORM No.I 
DECLARATION 

1st October 2013 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya .) -05 /2013—5173 — WHEREAS , It is alleged that Sri Krishna Kant 
Kumar, the then , Executive Engineer, Building Construction Department, Bhawan Pramandal, 
Distt.- Kishanganj, S/ o Ayodhya Mahto and his wife Smt. Meera Kumari, Present Address - Meera 
Krishna Niketan, Adarsh Bihar Colony Road No.- 1, Ramkrishna Nagar , Jaganpura, Thana 
Ramkrishna Nagar , Distt.- Patna Permanent Address : - Village -Bishnunpur , P.S.- Bhagwanpur , 
Distt.-Begusarai while holding the post of the Executive Engineer, Building Construction 
Department, Bhawan Pramandal, Distt . - Kishanganj (Bihar ), and serving in different capacities 
under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e ) of sub 
section ( 1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being 
investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 57/2012 dated 06-08-2012 . 

AND WHEREAS , on scrutiny of relevant materials available on record , the State 
Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal 
misconduct by said the Executive Engineer , Building Construction Department, Bhawan 
Pramandal, Distt. - Kishanganj ( Bihar), who has accumulated properties disproportionate to her known 
sources of income by resorting to corrupt means . 


AND WHEREAS , it is felt necessary and expedient by the Government that the said 
offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special 
Court Established under sub -section (1) of Section 3 of Special Courts Act , 2009 ; 


बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2013 


7 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 5 of 
Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with 
under the provision of Special Courts Act, 2009 . 


By order of the Governor of Bihar, 
Sd /-Illegible, Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


